शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्ययवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 9 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 28 फरवरी 2020 - फाल्गुन 9, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोहम्मद अजहरूद्दीन आत्मज कमालुद्दीन , उम्र 29 वर्ष, निवासी - मकान नं. - 190 , वार्ड 
नं .- 08 , नवाब मार्ग, तकियापारा, दुर्ग , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अजरूद्दीन 
( Azruddin) दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया व पूर्ण नाम मोहम्मद अजहरूद्दीन ( Mohammad Azharuddin) 
रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे मोहम्मद अजहरूद्दीन आ . कमालुद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अजरूद्दीन 
( Azruddin ) 
पिता- कमालुद्दीन 
निवासी - मकान नं . - 190, 
वार्ड नं. - 08, नवाब मार्ग, 

तकियापारा, दुर्ग, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


मोहम्मद अजहरूद्दीन 
(Mohammad Azharuddin ) 

पिता - कमालुद्दीन 
निवासी - मकान नं . - 190 , 
वार्ड नं .- 08, नवाब मार्ग, 

तकियापारा, दुर्ग , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


83 


84 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अब्दुल अजीज आत्मज जुमराती मियाँ, निवासी - मरोदाटैंक,भिलाई, तहसील व जिला 
दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ यह कि मेरे कुछ प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में मेरा नाम अजीज मियाँ दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा 
वास्तविक नाम अब्दुल अजीज दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम को मेरे शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे अब्दुल अजीज आ . जुमराती मियाँ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे . 


नया नाम 


पुराना नाम 


अब्दुल अजीज 


पिता - जुमराती मियाँ 
निवासी - मरोदा टैंक, 


अजीज मियाँ 
पिता - जुमराती मियाँ 
निवासी - मरोदा टैंक, 

भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग 


भिलाई, 


तह. व जिला - दुर्ग 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , जॉली सिन्हा आत्मजा श्री माखन लाल सिन्हा, उम्र 67 वर्ष, निवासी-2/94, विजयगढ़ 
कलकत्ता , पिन नं .- 700032 की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम जैली सिन्हा था . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम जॉली सिन्हा रख ली हूँ. तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे जॉली सिन्हा (Jolly Sinha ) आत्मजा श्री माखन लाल सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


जॅलीसिन्हा 

( Jali Sinha ) 
पिता - माखन लाल सिन्हा 
( S /o- Makhan Lal Sinha ) 
निवासी -2/94, विजयगढ़, कलकत्ता, 

पिन नं . - 700032 


जॉली सिन्हा 

(Jolly Sinha ) 
पिता - माखन लाल सिन्हा 
( S / o- Makhan Lal Sinha ) 
निवासी-2/94, विजयगढ़, कलकत्ता , 

पिन नं . - 700032 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020 


85 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आयशा बानों ध. प. खतीब अहमदसिद्दीकी, उम्र 30 वर्ष, निवासी- ग्राम धनोरा , 
थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ . यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी किरण साहू आत्मजा श्री डोमनलाल साहू था . मेरा विवाह 
दिनांक 17-07-2014 को श्री खतीब अहमद सिद्दीकी के साथ, न्यायालय विवाह अधिकारी दुर्ग के समक्ष व दिनांक 30-07-2014 को सामाजिक 
रीति अनुसार संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती आयशा बानों रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती आयशा बानो ध. प. खतीब अहमद सिद्दीकी के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


कुमारी किरण साहू 

पिता - श्री डोमनलाल साहू 
निवासी - क्वा . नं . - 3/ सी, सड़क नं . - 29 , 

सेक्टर -7, भिलाई नगर , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती आयशा बानो 
पति - खतीब अहमद सिद्दीकी 
निवासी - ग्राम धनोरा , 

थाना - उतई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मंगलू आत्मज स्व. राम सिंग साहू, उम्र 75 वर्ष, निवासी -ग्राम बूचीभरदा, पो . व पुलिस 
चौकी सुरगी , थाना लालबाग तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मंगलू आ . स्व . राम सिंग साहू है. किन्तु 
मेरे व मेरे पुत्र के कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम लोकू राम दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को मेरे व 

के राजस्व अभिलेख व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों / अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


मेरे पुत्र 


अतः अब मुझेमंगलू आ . स्व . राम सिंग साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


लोकू राम 
पिता - स्व . राम सिंग साहू 
निवासी - ग्राम बूचीभरदा, 
पो . व पुलिस चौकी सुरगी, 

थाना -लालबाग, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


मंगलू 
पिता - स्व . राम सिंग साहू 
निवासी - ग्राम बूचीभरदा, 
पो . व पुलिस चौकी सुरगी, 

थाना -लालबाग , 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


86 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख मोइदुल आत्मज स्व. शेख मनीरूल इस्लाम , उम्र 74 वर्ष, एम . आई. जी . 44, न्यू 
बोरसी विस्तार कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, दुर्ग , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं बी. एस. पी . में कार्यरत था . मेरे सर्विस रिकार्ड में 
मेरा नाम एस. के. मोयदुल (S. K. Moydul) आ . स्व . एसके. मोनिरूल ( Late Sk. Monirul), मेरे स्थानांतरण प्रमाण पत्र में (S. K. Maidul 
Islam) तथा मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में (Shekh Moidol ) दर्ज है जो अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सही व पूर्ण 
नाम शेख मोइदुल आ . स्व . शेख मनीरूल इस्लाम (Sheikh Moidul S/o- Late Sheikh Manirul Islam) रख लिया हूँ. तथा इस आशय के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे शेख मोइदुल आ . स्व . शेख मनीरूल इस्लाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


एस . के. मोयदुल 
( S. K. Moydul) 
S K. Maidul Islam 

Shekh Moidol 
पिता - स्व . एसके. मोनिरूल 
( S / o- LateSK. Monirul ) 

(SK Manirul Islam ) 
निवासी - एम . आई. जी . 44, 
न्यू बोरसी विस्तार कालोनी, 

हाउसिंग बोर्ड , दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


शेख मोइदुल 

( Sheikh Moidul) 
पिता - स्व . शेख मनीरूल इस्लाम 
( S /o- Late Sheikh Manirul Islam) 

निवासी - एम . आई. जी . 44 , 
न्यू बोरसी विस्तार कालोनी , 

हाउसिंग बोर्ड , दुर्ग, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रदीप कुमार साहा आत्मज स्व . राधेश्याम साहा, उम्र 51 वर्ष, निवासी - केन्द्रीय विद्यालय 
के सामने, म. नंबर -81 / जे. एम . जी . रोड, हाटकचोरा , जगदलपुर, तहसील व जिला बस्तर ( छ. ग. ) पिन -494001 का हूँ. यह कि मेरी पुत्री 
केन्द्रीय विद्यालय जगदलपुर में अध्ययनरत है, उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रदीप साहा दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है. मेरा वास्तविक 
नाम “प्रदीप कुमार साहा ” है जो कि मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने वास्तविक नाम को मेरी पुत्री के 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे प्रदीप कुमार साहा आ . स्व. राधेश्याम साहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


प्रदीप साहा 
(Pradeep Saha ) 
पिता - स्व . राधेश्याम साहा 
निवासी - केन्द्रीय विद्यालय के सामने , 
म. नंबर -81 / जे. एम. जी . रोड , 

हाटहचोरा , जगदलपुर , 
तह. व जिला- बस्तर ( छ . ग . ) 

पिन -494001 


प्रदीप कुमार साहा 
( Pradeep Kumar Saha ) 

पिता - स्व . राधेश्याम साहा 
निवासी - केन्द्रीय विद्यालय के सामने , 
म . नंबर -81/ जे . एम. जी . रोड, 
हाटहचोरा , 

जगदलपुर, 
तह . व जिला- बस्तर ( छ. ग. ) 

पिन -494001 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2020 


87 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन 

लोरमी, जिला मुंगेली ( छ. ग. ) 


मुंगेली, दिनांक 05 फरवरी 2020 


शिक्षा मिशन 2020 सभी के लिए के संबंध में नोटिफिकेशन 


क्र . /सी.जी. सी . एस.पी.ई./ 2020 / फरवरी/02/ 16.- विषयांकित पत्र में छत्तीसगढ़ ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशन एजुकेशन , लोरमी जिला 
मुंगेली ( छ. ग.) द्वारा शिक्षामिशन 2020 सभी के लिए के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये है . 


1 . 


यह कि छत्तीसगढ़ कांउसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल ऐजुकेशन द्वारा समय - समय पर काउंसिल के शिक्षामिशन 2020 सभी के लिए 
के अंतर्गत प्राथमिकता से पंचायतों के प्रावधान ( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों 
में अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षणिक विकास हेतुनिर्धारित अवधियों के लिए सभी नागरिको के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा 
सत्रों का अयोजन करेगी जिसमें वहा के इच्छुक निवासियों को नियमानुसार शामिल कर प्रशिक्षण कई शिविर सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण 
प्रदान करेगी और अध्ययन सामग्री वितरण करेगी और प्रशिक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 3 ( 1 ) पेज क्रमांक 301 में 
प्रकाशन दिनांक 25-10-2019 में उल्लेखित बोर्ड / काउंसिल/विवि से समकक्षता/ मान्यता प्राप्त है के समकक्ष प्रमाण पत्र जारी करेगी. 
प्रशिक्षण निःशुल्क होगा लेकिन नामांकन एवं परीक्षा के लिए शुल्क लिया जायेगा . 


2 . 


यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा कंडिका 01 के प्रकाशन छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी 
नियमानुसार लागू किया जा सकेगा. 


3 . 


यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशन एजुकेशन के उक्त मिशन के लिए शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी क्षेत्र में 
कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निःशुल्क शिक्षा कार्य में सहयोग की आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क सहयोग ले सकेगी. सहयोग 
के 

इच्छुक अधिकारी कर्मचारी अपने मूल कार्य को बिना प्रभावित किये अवकाश लेकर या अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर 
काउंसिल के शिक्षा मिशन 2020 सभी के लिए में भाग लेते हुए निःशुल्क सहयोग कर सकेंगे. मिशन में सहयोग कर्ताओं एवं शामिल 
अभ्यर्थीयों को किसी प्रकार का कोई मानदेय काउंसिल द्वारा देय नहीं होगा. 


4 . 


यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशन एजुकेशन उक्त मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय 
एवं निजी संस्थाओं के साथमिलकर कार्य करेगी. 
यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्राफेशन एजूकेकेशन उक्त मिशन के लिए फंड अपने निजी व्यय, जनसहयोग अथवा 
शासन के सहयोग से करेगी. 


5 . 


6 . 


यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशन एजुकेशन उक्त शिविर सत्र में स्कूली शिक्षा के साथ - साथ रोजगार उन्मुखी 
व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान कर सकेगी. 


7 . 


संस्थान राष्ट्रीय स्तर गैर राजनैतिक, स्वायत्तशासी शैक्षणिक संस्थान है, काउंसिल छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 3 ( 1 ) पेज क्रमांक 25 , 

26 में प्रकाशन दिनांक 24-01-2020 में काउंसिल स्थापना के मुख्य उद्देशिका 2019 के अनुसार कार्य करेगी. 
नोट :- उक्त मिशन के लिए अपना सुझाव राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकेंगे, काउंसिल का निर्णय अंतिम एवं 
सर्वमान्य होगा. 

डी . पी . जोशी, 

सचिव . 


88 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


कार्यालय उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएँ जिला- बालोद ( छ. ग. ) 


बालोद, दिनांक 08 जनवरी, 2020 


क्रमांक / उपबा/परि./ 2020/ 69.- छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी 
समिति मर्या. मुजालगोंदी पं. क्र . 2448 विकासखंड - गुरूर जिला- बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय 
से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/ 486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है , इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है . मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/ 5/6/79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मुजालगोंदी पं. क्र . 2448 विकासखंड - गुरूर जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से 
परिसमापन में लाता हूँ . 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी , 2020 


क्रमांक / उपबा/ परि ./ 2020/ 70.– छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी 
समिति मर्या. नगझर पं. क्र . 2447 विकासखंड- गुरूर जिला- बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से 
अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/ 5/ 6/79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नगझर पं. क्र . 2447 विकासखंड - गुरूर जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन 


में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी, 2020 


क्रमांक / उपबा/ परि./ 2020/71.- छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी 
समिति मर्या. गंगोलीडीह पं. क्र . 2450 विकासखंड - गुरूर जिला - बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय 
से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपंबा/ 681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/ 486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है , इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020 


89 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /5/6/79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. गंगोलीडीह पं. क्र . 2450 विकासखंड - गुरूर जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से 
परिसमापन में लाता हूँ . 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ, 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी , 2020 


क्रमांक / उपंबा/ परि ./ 2020/72.- छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी 
समिति मर्या. बुल्लूटोला पं. क्र. 2425 विकासखंड- डौण्डीलोहारा जिला - बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे 
समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ उपंबा/ 681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/ 486 
दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत 
भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है . मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है . 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /5/6/79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बुल्लूटोला पं. क्र . 2425 विकासखंड - डौण्डीलोहारा जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक 
से परिसमापन में लाता हूँ . 


अतः 


समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी, 2020 


क्रमांक / उपंबा/ परि./ 2020 /73.– छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्य सहकारी 
समिति मर्या. मिर्राटोला पं. क्र . 2713 विकासखंड- गुरूर जिला - बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय 
से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक /486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6 /79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. मिर्राटोला पं. क्र . 2713 विकासखंड - गुरूर जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से 
परिसमापन में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी / स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


90 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी, 2020 


क्रमांक / उपंबा/ परि ./ 2020/74.- छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी 
समिति मर्या. डढारी पं. क्र . 2672 विकासखंड - गुरूर जिला- बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से 
अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक /उपबा/ 681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक / 486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतुनिर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है . मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ . ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /5 /6/ 79 / एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डढारी पं. क्र . 2672 विकासखंड - गुरूर जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन 


में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी , 2020 


क्रमांक / उपंबा/ परि./2020 / 75.- छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक 
सहकारी समिति मर्या. गुरूर पं. क्र . 26 विकासखंड- गुरूर जिला- बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय 
से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपबा/ 681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक / 486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है . मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है . 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/ 5/6 /79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. गुरूर विकासखंड-गुरूर जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता 


Phcia 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया. 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी, 2020 


क्रमांक / उपबा/ परि ./2020 / 76.– छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत आदिवासी सामूहिक खेती 
मर्या. बालोद पं . क्र . 2214 विकासखंड - बालोद जिला- बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से 
अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ उपंबा/ 681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/ 486 दिनांक 
01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतुनिर्धारित समय के उपरांत भी 
आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है . मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2020 


91 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के अंतर्गत छ . 
ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ / 5/6/79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत 
आदिवासी सामूहिक खेती मर्या. बालोद पं. क्र . 2214 विकासखंड - बालोद जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया . 


बालोद , दिनांक 08 जनवरी, 2020 


क्रमांक/ उपंबा/ परि ./ 2020 /77.- छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग वर्क्स 
सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र . 2958 विकासखंड - डौण्डी जिला - बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे 
समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है . कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/ 486 
दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत 
भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना 
है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2 ) के 
अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिताविभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /5/6/79/ एफ -15 दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते 
हुए अंतर्गत प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र . 2958 विकासखंड - डौण्डी जिला बालोद को इस आदेश के दिनांक 
से परिसमापन में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी/ स. नि . को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया. 


मुकेश कुमार ध्रुव 


उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 . 


